रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) -04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DLN) -04 / 0009/ 2003-05 


दिल्ली 


राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 51 
No.51 


दिल्ली , फरवरी 24 - मार्च 1 , 2012 , बृहस्पतिवार / फाल्गुन 5 - फाल्गुन 11 , 1933 
DELHI , FEBRUARY 24 - MARCH 1,2012, THURSDAY/ PHALGUNA 5.-- PHALGUNA 11 , 1933 


भाग II - II 


PART IL - II 


सर्किट , सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं 
Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


धारा 19 प्रांतीय दिवालिया कानून 1920 के तहत 
घोषणा / अधिसूचना अदालत श्री गौतम मनन , इन्सौलवेन्सी , 
जज महोदय जी , केन्द्रीय तीस हजारी दिल्ली के न्यायालय में 

आई पी नं . 44/2006 
बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मुदई ने मुदालय 
जिसका नाम व पता नीचे दिया है के खिलाफ खुद को दिवालिया 
घोषित करते हुए दावा पेश किया है जिसमें तारीख पेशी 10-05-2012 
तय हुई है । अब कोई भी व्यक्ति जिनके नाम व पता नीचे दिये गये 
सहित पेश होना चाहे वह खुद या वकील के द्वारा तारीख 10-05-2012 
को पेश होकर अपना जवाब पेश करें । 
पार्टी का नाव व पता : 

मुकदमा संख्या आई.पी. नं. 44/2006 
मुमताज अली सिद्धकी सुपुत्र स्व . श्री अख्तर अली , 
निवासी मकान नं. 2148 , गली पीर जी वाली , रोध ग्रान , 
लाल कुंआ, दिल्ली -110006 

मुदई 
बनाम 
केनरा बैंक 
चाँदनी चौंक मेन ब्राँच 
नियर फतेहपुरी मस्जिद चांदनी 

..मुदालय 
चौक , दिल्ली -110006 


सुनवाई की अगली तारीख 10-05-2012 
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर सहित आज तारीख 
18-02-2012 को जारी किया गया है 

( गौतम मनन ) , 
इन्सौलवेन्सी , जज ( केन्द्रीय ) 

तीस हजारी दिल्ली 

[ विज्ञापन 11/ 1I / 33/ 2011 ] 
Proclamation Under Section 19 of the Provincial 

Insolvency Act, 1920 
In the Court of Sh. Gautam Manan Insolvency Judge ( C ) 

Delhi . 

I. P.No.44/ 2006 
Notice is hereby given that the petitionermentioned 
given below has applied for adjudging himself against the 
respondentmentioned given below as insolvent and the 
petition having been admitted will be heard on 10-05-2012 . 
Any person including the named given below wishes to 
oppose may appear before this court either in person or 
through any pleader. 
Mumtaz Ali Siddiqui 
S / o . late Sh.Akhtar Ali 
R /o2148 ,Gali Peerji Wali, Rodh Gran , 
Lal Kuan , Delhi - 110006 

Petitioner 


648 DG/ 2012 


( 19 ) 


- 


( PART II- II 


20 


DELHI GAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : MARCH 1 , 2012/PHALGUNA 11 , 1933 


ए -2, डब्ल्यू -2, कर्जन रोड बैरक्स , 
कस्तूरबा 

गाँधी मार्ग, नई दिल्ली , 110 001 
फोन : 011-23389507/ 23388405 

[ विज्ञापन II/ II/34/ 2011 ] 


Versus 
Canara Bank 
Chandni Chowk Main Branch , 
Near FatehpuriMasjid 
Chandni Chowk , Delhi-110006 

... Respondent 
Next Date ofHearing : 10-05-2012 
Given under my hand and the seal of the Court on this 
18th dayFebruary, 2012 . 

(GAUTAM MANAN ) 
Insolvency Judge (Central) Delhi. 

[ Advt. II /II/ 33 / 2011 ] 


IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI 

(ORIGINAL JURISDICTION ) 

C.P.NO. 15/2010 
IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956 


AND 


IN THEMATTER OF : 
REGAL TRADELINKS PVT.LTD . 


.PETITIONER 


VERSUS 
M /S . DIMENSION INVESTMENT & 
SECURITIES LTD. 


.... RESPONDENT 


IN 


. . .आवेदक 


नई दिल्ली में दिल्ली के 

उच्च न्यायालय में 
( असली न्यायाधिकार ) 

सी पी नं . 15/2010 
कंपनीज अधिनियम , 1956 के मामले में 

और 
रीगल ट्रेड लिंक्स प्रा.लि. 

बनाम 
मेसर्स डाइमेंशन इन्वेस्टमेंट एंड सेक्युरिटीज लि . प्रतिवादी 
समाप्ति के आदेश की सूचना 

में 
यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली के माननीय उच्च 
न्यायालय के दिनांक 3-6-2011 में जारी किये गए आदेश द्वारा मेसर्स 
डाईमेंशन इन्वेस्टमेंट एंड सेक्युरिटीज लि . को अपर कथित मामले में 
कंपनीज अधिनियम , 1956 के अंतर्गत बंद करने के आदेश दिए थे 
और माननीय उच्च न्यायालय से जुड़े सरकारी अपाकर्ता को उसका 
अपाकर्ता नियुक्त किया गया था । 

( एस. बी . गौतम ) 

सरकारी अपाकर्ता 
दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से संलग्न , 


NOTICE OF WINDING UP ORDER 
It is notified that by an order passed by Hon ble 
High Court of Delhi dated 3-6-11 in the above mentioned 
matter the company namely M /s. Dimension investment 
& Securities Ltd. was ordered to be wound up under the 
provision of the Companies Act, 1956 and the Official 
Liquidator attached to the Hon ble High Court was 
appointed as its Liquidator. 

( S. B.GAUTAM) 

Official liquidator 
Attached to Hon ble High Court 

ofDelhiA2, W2, Curzon Road 

Barracks, K.G Marg , New Delhi 
Phone No.011-23389507/23388405 ( FAX ) 

[ Advt. II/ II/ 34/ 2011 ] 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 . 


